सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 603 राँची, गुरुवार, 


1 अगस्त , 2019 (ई ० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
30 जुलाई , 2019 


अधि ० सं०-01/ सा स्था ०( पद ०)-37/ 2017/ न ०वि ० आ०-3140-- नगर विकास एवं आवास विभाग के 
अधिसूचना संख्या -2788 दिनांक -10.07.2019 द्वारा श्री राजेश कुमार सिंह , झा ०प्र ० से० को कार्यपालक 
पदाचिकारी, चिरकुंडा नगर परिषद् का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है । 

उक्त अधिसूचना के इस अंश (कंडिका-1 क्रम संख्या -9 ) को विलोपित किया जाता है। 
विभागीय अधिसूचना संख्या-2788 दिनांक -10.07.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागु होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


2 . 


3 . 


मनीषा जोसेफ तिग्गा , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 603 -- 50 


